इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमे 


mam 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 323 ] 


भोपाल, मंगलवार , दिनांक 11 अगस्त 2015 - श्रावण 20, शक 1937 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2015 
क्र . एफ . 19 -60 - 2004- बारह - 1.-~- मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 ( क्र . 7 सन् 2005 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई 
सारणी में विनिर्दिष्ट खनिजों की खनिजधारी भूमि पर कर की दर वही बनी रहेगी जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ . 19 - 60 
2004- बारह - 1, दिनांक 30 सितम्बर, 2005 द्वारा नियत की गई है, अर्थात् : 

सारणी 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


खनिज का नाम 

( 2 ) 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


खनिज का नाम 

( 2 ) 


अगेट 


17 


18 


19 


21 
22 


बॉल क्ले 
बैराइट्स 
कैल्केरियस सैण्ड 
कैल्साइट 
चॉक 
चिनी मिट्टी ( चाइना क्ले ) 
क्ले ( अन्य ) 
कोरण्डम 
डायस्पोर 
डोलोमाइट 
ड्यूनाइट अथवा पायरोक्सीनाइट 
फेल्साइट 
फेल्सपार 
अग्निसह मृत्तिका ( फायर क्ले ) 
फुस्काइट क्वार्टजाइट 


जिप्सम 
जास्पर 
केओलिन 
लेटेराइट 
चूना ( कंकड ) 
अभ्रक 
ऑकर 
पाइरोफाइलाइट 
क्वार्टज 
क्वार्टजाइट 
बालू ( अन्य ) 
शेल 
सिलिका बालू 
स्लेट 
स्टीटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन 


13 


30 


Rom 


645 


646 


FETYGS T151431, FGHHic 11 377767 2015 


No. F - 19 -60 - 2004 -XII- 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 3 of the Madhya 
Pradesh Gramin Avasanrachna Tatha Sadak Vikas Adhiniyam , 2005 (No.7 of 2005 ), the State Government, hereby, 
specify that the rate of tax shall continued to be the same on minerals bearing land of the minerals specified in the 
Table below as is fixed by this Departments Notification No . F - 19 - 60 - 2004 -XII - 1, dated 30th September, 
2005 , namely : 


TABLE 


Name of Mineral 


Sr. No. 

( 1) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Mineral 

(2) 


( 2 ) 


Agate 
Ball Clay 
Barytes 
Calcareous Sand 
Calcite 
Chalk 
China Clay 
Clay (Others) 
Corundum 
Diaspore 
Dolomite 
Dunite or pyroxenite 
Felsite 
Felspar 
Fireclay 
Fuschite Quartzite 


Gypsum 
Jasper 
Kaolin 
Laterite 
Limekankar 
Mica 
Ochre 
Pyrophyllite 
Quartz 
Quartzite 
Sand (Others) 
Shale 
Silica Sand 
Slate 
Steatite or Talc or Soapstone 


16 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तरूण राठी, उपसचिव . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015 . 


